निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 475 ) 


22 आषाढ 1932 ( श ) 
पटना, मंगलवार , 13 जुलाई 2010 


सं0 2 / उ0 नि0 (प्रो० ) 03- 04 / 2006 -- 1530 

उद्योग विभाग 


- - - - 


- - 


संकल्प 

4 जून 2010 
विषय : - वृहत एवं मध्यम प्रक्षेत्र के औद्योगिक इकाइयों की नई औद्योगिक नीति - 2006 के अन्तर्गत कैपटीभ पावर 

प्लांट / डीजल जेनरेटिंग सेट की स्थापना हेतु देय अनुदान के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन । 

राज्य के वृहत एवं मध्यम प्रक्षेत्र उद्योगों की औद्योगिक - प्रोत्साहन नीति - 2006 के अन्तर्गत अनुमान्य 
रियायतों सुविधाओं एवं सहायता के कार्यान्वयन एवं विचारोपरान्त स्वीकृति हेतु प्रधान सचिव , उद्योग विभाग, पटना 
की अध्यक्षता में निम्न रूप से एक समिति का गठन किया जाता है : 
1. प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, पटना 

अध्यक्ष 
2. प्रबन्ध निदेशक, बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकार, पटना 

सदस्य 
3. उद्योग निदेशक, बिहार, पटना 

सदस्य ( संयोजक) 
4. निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, पटना 

सदस्य 
5. वाणिज्य कर विभाग, पटना का प्रतिनिधि 

सदस्य 
6. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना का प्रतिनिधि 

सदस्य 
( जहाँ आवश्यक हो ) 

यह समिति औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 के आलोक में निर्गत संकल्प संख्या 2110 , दिनांक 
12 सितम्बर 2006 में विनिदिष्ट प्रक्रिया एवं बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगी एवं उनके अनुरूप कार्य करेंगी । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 13 जुलाई 2010 
आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार गजट के असाधारण 

अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों / विभागाध्यक्षों और अधीनस्थ 
पदाधिकारियों को प्रेषित किया जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

रामेश्वर सिंह , 
प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 475-571 + 500 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


